निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 818 ) पटना, वृहस्पतिवार , 7 सितम्बर 2017 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

7 सितम्बर 2017 
एस०ओ० 147, दिनांक 7 सितम्बर 2017 — बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम , 2005 ( समय समय पर यथा 
संशोधित ), की धारा - 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निर्दिष्ट करते हैं कि निम्नलिखित 
तालिका के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट शर्ते एवं बंधेज के अधीन स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित वस्तुओं पर उक्त तालिका के 
स्तम्भ ( 3) में विनिर्दिष्ट दर से कर अधिरोपित किया जायेगा । 

तालिका 


क्रम संख्या 


मालों का विवरण 


| 


दर (प्रतिशत में ) 


शर्ते एवं बंधेज 


( 2 ) 


( 3 ) 


26.00 


2 


19. 00 


मोटर स्प्रीट (पेट्रोल ) 
हाई स्पीड डीजल ऑयल 
प्राकृतिक गैस 
एभियेशन टरवाईन फ्यूल 
पेट्रोलियम क्रूड 


20 . 00 


29. 00 


5 .00 


2. 


यह अधिसूचना पहली जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 

[ ( सं०सं० - बिक्री - कर / संशोधन 02 / 2017 - 3342 ) ] 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुजाता चतुर्वेदी, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 सितम्बर 2017 


___ 7 सितम्बर 2017 
एस०ओ० 148, एस०ओ० 147, दिनांक 7 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के 
खंड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

[ ( सं०सं० -बिक्री - कर / संशोधन 02 / 2017- 3342 ) ] 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुजाता चतुर्वेदी, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


The 7th September 2017 
S . O . 147 dated 7th September 2017 — In exercise of the powers conferred by Section 14 
of Bihar Value Added Tax Act , 2005 (as amended from time to time), the Governor of Bihar is 
pleased to specify that the tax on the goods mentioned in column (2 ) of the following Table shall 
be levied at the rate specified on column (3 ) of the said Table subject to the conditions & 
restrictions specified in column (4 ) of the said Table. 

Table 


Conditions and Restricitons 


Sl. No . 
__ ( 1 ) 
__ 1 

2 


Description of goods 

( 2 ) 
Motor spirit ( petrol) 
High Speed Diesel Oil 
Natural Gas 
Aviation Turbine Fuel 
Petroleum Crude 


Rate (in percent) 

( 3 ) 
26. 00 
19 . 00 
20.00 
29 . 00 
5 . 00 


- 


5 


2 . This notification shall come into force with effect from the first day of July , 2017. 

[ ( F. No . Bikri - Kar / Sansodhan- 02 / 2017 - 3342 ) ] 

By the order of Governor of Bihar , 

SUJATA CHATURVEDI, 
Commissioner- cum -Principal Secretary, 

Commercial Taxes Department. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 818-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


